निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 39 


2 आश्विन 1936 ( श ० ) 
पटना , बुधवार , 

24 सितम्बर 2014 (ई ० ) 


विषय- सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


2-3 


भाग-1 — नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और 

अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 
भाग -1 - क — स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश। 


भाग -5 — बिहार विधान मंडल में पुर : स्थापित 

विधेयक , उक्त विधान मंडल में 
उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले 
प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त 
विधान मंडल में पुर :स्थापन के पूर्व 
प्रकाशित विधेयक । 


भाग -1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए0 , आई0 एससी0 , 

बी ० ए ० , बी ० एससी० , एम ए ० , 
एम ० एससी० , लॉ भाग -1 और 2 . 
एम 0 बी 0 बी 0 एस0, बी ० एस ० ई ० , डीपO- इन 
एड 0 , एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं 
के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


भाग- 7 - संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है । 


भाग- 8 – भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर: स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग -1- ग – शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 


--- 


भाग - 9 - विज्ञापन 


भाग - 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

निकाले गये विनियम , आदेश. 
अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


भाग-9- क — वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


भाग - 3 — भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश , अधिसूचनाएं 

और नियम, भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 


भाग -9 - ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 


4-4 


--- 


पूरक 


भाग - 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


--- 


2 


बिहार गजट , 24 सितम्बर 2014 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


वित्त विभाग 


अधिसूचना 

18 सितम्बर 2014 
सं ० 1 / स्था ०(पदा०) -05/10(पार्ट ) 8712 / वि ० - लंदन स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स एण्ड पोलिटिकल साइंस , लंदन 
( यू० के ०) में इन्टरनेशनल ग्रोथ सेंटर द्वारा आयोजित " ग्रोथ वीक " सम्मेलन(22-25 सितम्बर, 2014 ) में भाग लेने के निमित्त 
प्रधान सचिव , वित्त विभाग, बिहार, पटना के मुख्यालय से अनुपस्थिति की अवधि में श्री राजित पुनहानी, सचिव(व्यय), वित्त 
विभाग बिहार पटना के प्रभार में रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
शशि भूषण पाठक, संयुक्त सचिव । 


निगरानी विभाग 


अधिसूचना 

18 सितम्बर 2014 
सं ० नि ० वि ० स्था०–4412 / 88 ( अंश) 4827 ( अनु०) -पथ निर्माण विभाग , बिहार , पटना की अधिसूचना संख्या 7550 
( एस ०) दिनांक 08.08.2014 द्वारा श्री देव नारायण प्रसाद, नव प्रोन्नत, अभियंता प्रमुख - सह - अपर आयुक्त - सह - विशेष सचिव 
की सेवा अभियंता प्रमुख - सह - अपर आयुक्त - सह -विशेष सचिव के पद पर पदस्थापन हेतु निगरानी विभाग को सेवा सौंपी 
गयी है । तदनुसार दिनांक 11.08.2014 को श्री प्रसाद द्वारा योगदान समर्पित किया गया है । 

2. उक्त के आलोक में उनके योगदान की तिथि 11.08.2014 के पूर्वाह्न से योगदान स्वीकृत करते हुए निगरानी 
विभाग के अधीन तकनीकी परीक्षक कोषांग , पटना में अभियंता प्रमुख के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता 
है । 
3. इसमें मुख्य (निगरानी) मंत्री का आदेश प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
चन्द्रशेखर नारायण , उप - सचिव । 


कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय 


गृह विभाग 


अधिसूचनाएं 

18 जुलाई 2014 
सं ० कारा / प्रो 0 ( स्था o) -10-06 / 13-207—बिहार प्रोबेशन सेवा के निम्नांकित प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी एवं 
प्रोबेशन पदाधिकारियों का स्थानान्तरण करते हुए उनके नाम के सामने स्तम्भ -5 में अंकित जिला प्रोबेशन कार्यालय में अगले 
आदेश तक पदस्थापित किया जाता है : 
क्र ० प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी / 

गृह वर्तमान 

नव पदस्थापन 
स ० प्रोबेशन पदाधिकारी का नाम 

जिला पदस्थापन 
2 

3 4 

5 
श्री मंकेश्वर नाथ मिश्रा, प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी मोतिहारी बिहारशरीफ 

सिवान 
2 श्री जय प्रकाश दास , प्रोबेशन पदाधिकारी 

मधुबनी सुपौल 

पटना, कारा एवं सुधार सेवाएँ 
निरीक्षणालय (मुख्यालय ) में 

प्रतिनियुक्त । 
श्रीमती सुमित्रा रजक, प्रोबेशन पदाधिकारी 

औरंगाबाद बेगुसराय 

नवादा 


1 


1 


3 


बिहार गजट , 24 सितम्बर 2014 


3 


2. संबंधित प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी / प्रोबेशन पदाधिकारी का स्थानान्तरण उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदन के 
आलोक में किया जा रहा है, अतः स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा । 

3. संबंधित प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी एवं प्रोबेशन पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि तुरन्त के प्रभाव से नव 
पदस्थापित स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
सत्येन्द्र नाथ श्रीवास्तव, अपर सचिव - सह - निदेशक ( प्र० ) । 


18 जुलाई 2014 
सं ० डी ० पी ० एस0-2-0-11 / 2012-208 -श्री ओम प्रकाश गुप्ता, उप महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार , 
पटना को अपने कार्यों के अतिरिक्ति अगले आदेश तक निदेशक, प्रोबेशन चर्या के पद का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है । 

2. श्री गुप्ता, निदेशक, प्रोबेशन चर्या के रूप में प्रोबेशन प्रभाग के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के साथ - साथ 
" अपराध पीड़ित कल्याण न्यास के सदस्य सचिव तथा राज्य दण्डादेश परिहार परिषद के सदस्य के रूप में भी कार्य करेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
सत्येन्द्र नाथ श्रीवास्तव, अपर सचिव - सह- निदेशक (प्र ०) । 


योजना एवं विकास विभाग 


अधिसूचना 

12 सितम्बर 2014 
सं 0 यो 0 स्था 04 / 2-8 / 2014-4175 / यो ० वि० -पथ निर्माण विभाग, बिहार , पटना की अधिसूचना संख्या 5391 ( S ) 
दिनांक 08.07.2013 द्वारा सेवा प्राप्त श्री राम भरत प्रसाद, कार्यपालक अभियंता सम्प्रति स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य 
प्रमण्डल -2, मुजफ्फरपुर की सेवा प्रशासनिक कारणों से इनके मूल विभाग पथ निर्माण विभाग को वापस की जाती है । 
2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

पंकज कुमार, सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 27-571 + 50 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


4 


बिहार गजट , 24 सितम्बर 2014 


भाग -9 ( ख ) 


निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , न्यायालय, सूचनाएं 

और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि । 


सूचना 


सं ० 1552- मैं फणिन्द्र कुमार यादव , पिता - श्री राजीव लोचन यादव , 44 - रामकृष्ण पथ पो०- पाटलीपुत्र जिला - पटना-13 
का निवासी हूँ । मेरा शपथ पत्र संख्या -12392 दिनांक 21.08.2014 के अनुसार मेरा पुत्र अभिनव अब अभिनव यादव के नाम से 
जाना जाएगा। 

फणिन्द्र कुमार यादव । 
No. 1552–1, Phanindra Kumar Yadav S / O Rajiv Lochan Yadav R / O 44, Ram Krishna Path , 
PO -Patliputra Patna -13 declare that my son Abhinav will be known as Abhinav Yadav vide 
Afdvt . No. 12392 dated 21.08.2014 

PHANINDRA KUMAR YADAV . 


No. 1475-1, Sankalp s/ o Randhir Kumar Singh, R/ o Flat no . 203 Prema Residency, Road 
No. 04 , Mahesh nagar Patna - 24 declare vide affidavit No. 7598 dated 26-05-2014 that from 
now onwards I shallbe known as Sankalp Singh Rathore . 

SANKALP . 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 27-571 + 20 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website: http://egazette.bih.nic.in 


